230 


HARYANA GOVT . GAZ ., FEB. 5, 2008 ( MAGH. 16, 1929 SAKA) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 25 जनवरी, 2008 


क्रमांक 1013/ 215/ 1- एल ०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, 
सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत : जसिया माईनर की बढ़ोतरी बुर्जी संख्या 20000 से बुर्जी संख्या 21400 जो कि मालौट 
सब ब्रांच की बुर्जी संख्या 84844 दायें से निकलती है, जिसके निर्माण के लिए गांव जसिया, तहसील रोहतक, जिला रोहतक में नीचे परिक्षेत्र में 
भूमि उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उक्त परियोजना के 
लिए तुरन्त अपेक्षित है। यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए 
जारी की जाती है, जिसकी अधिसूचना हरियाणा सरकार गज़ट में सिंचाई विभाग अधिसूचना संख्या 13310/ 215/ 1- एल०, दिनांक 25 सितम्बर , 
2007 पर धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है । एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए 
अपेक्षित है । 


. 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु जारी की जाती है 
जो इससे सम्बन्धित हैं तथा राज्यपाल , हरियाणा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी को आगे निर्देश करते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की 
धारा 7 के तहत उपर्युक्त भूमि को कब्जे में ले लेवें । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, रोहतक एवं कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण मण्डल 
नम्बर 21, रोहतक के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम हदबस्त नं ० 


मुरब्बा नं ० / खसरा नं ०/किला नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


एक भूमि की पट्टी जिसकी लम्बाई 1400 फुट है 
तथा चौड़ाई 33 फुट है जो कि निम्नलिखित खसरा 
नं ० व किला नं ० से गुजरती है । 


रोहतक 


रोहतक 


जसिया 


82 


1.06 एकड़ 


9 


24 


10 


1 , 2 , 3 , 4, 10 


11 


6/1 , 6/2 , 7 
जो कि आमतौर पर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम , 
उत्तर से दक्षिण - पश्चिम तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 
जैसा कि इन्डैक्स प्लान में दर्शाया गया है । 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


एस ० के ० आश्री, 


अधीक्षक अभियन्ता, 


यमुना जल सेवायें परिमण्डल, रोहतक । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ . , FEB . 5 , 2008 (MAGH . 16 , 1929 SAKA ) 


231 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 25th January , 2008 


No. 1013/215 /1 -L. - Whereas,it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification 
below is needed urgently by the Government, at public expense , for a public purpose, namely, for land proposed to be 


acquired for constructing Extension of Jassia Minor from RD 20000 to 21400 off taking at RD 84844- Right Bhalout 


Sub Branch in Village Jassia in Tehsil Rohtak , District Rohtak for which a notification under Section 4 of the Land 


Acquisition Act, 1894 has been issued vide Haryana Government, Irrigation Department,Notification No. 13310/2151 


IL , dated 25th September , 2007 . 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose urgently . 


The declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 


all to whom itmay concern .Now , therefore , in exercise of the powers conferred in Section 7 of the Land Acquisition Act, 


1894 , the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer- cum - Land Acquisition Collector, Irrigation 


Department, Rohtak to take orders for the acquisition of the land described in the specification appended to the 


declaration published with the aforesaid notification . · 


Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum - Land Acquisition Collector, 
Irrigation Department, Rohtak and Executive Engineer, Construction Division No. 21, Rohtak . 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Area 


Hadbast 
No. 


Direction 
Boundary /Khasra No./Killa Nos. 


in acres 


1 


2 


3 


5 


6 


A strip of land measuring 1400 feet in length 
and varying in width passing through the 
Rectangle/Khasra/Killa Nos . as below : 


Rohtak 


Rohtak 


Jassia 


82 


1.06 Acres 


9 


24 


10 


1 , 2 , 3 , 4 , 10 


11 


6/1 , 6/2 , 7 


Generally lying in the direction from North 
to South , East to West, North to South - West 
and East to West. 


By order of the Governor of Haryana . 


S. K. ASHRI, 


Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak . 


